। 


. 


. . . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 964 राँची, शुक्रवार , 


5 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
1 अक्टूबर , 2018 


संख्या-11/बंदी विविध -04/ 18- 5474-- केन्द्रीय कारा , हजारीबाग में संसीमित सजाप्राप्त 
निम्नांकित बंदी को गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक - 17013/ 17/ 2018- PR, दिनांक 
31 जुलाई , 2018 के आलोक में भारत के संविधान की धारा- 161 में प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ पर दिनांक 5 अक्टूबर , 2018 को गृह मंत्रालय , भारत सरकार से 
स्वीकृति के उपरांत विशेष परिहार प्रदान कर कारामुक्त करने का निर्णय लिया गया । 


___ 2. BSF Act के तहत सजा दिये जाने के फलस्वरूप गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली 
के पत्रांक - 17013/17/ 2018-PR, दिनांक 28 सितम्बर , 2018 के द्वारा बंदी विनोद कुमार को विशेष 
परिहार प्रदान कर कर कारामुक्त करने का निर्णय लिया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 5 अक्टूबर , 2018 


Cho 


पूरा पता 


सत्रवाद सं . एवं धारा 


सजावार बंदी का नाम , 
पिता का नाम एवं उम 


विनोद कुमार , 


ग्राम -बधानी, थाना- झझर, हरियाणा 


U / S - 354/ 323/ 341 IPC 


पे०-राजेन्द्र सिंह, 


Sri Rajesh Ranjan. IPS , Addl. 
D .G (Logistic ), Borders Security 

Force. 


38 वर्ष 


2. संबंधित काराधीक्षक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित शर्तों के 
निमित्त पुनः समीक्षा कर संतुष्ट होने के उपरांत नियमानुसार कारामुक्ति की कार्रवाई 
सुनिश्चित करेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रवि शंकर वर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 964 -- 50 


